AHMAva 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र , 1940 ( श०) 


संख्या - 428 राँची , गुरुवार , 


12 अप्रैल , 2018 (ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
4 अप्रैल , 2018 ई.। 


संख्या -10/ विविध -1013 / 2008 (खण्ड-III )- 1948 -- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , 
राँची की अधिसूचना संख्या - 4335, दिनांक 5 अगस्त , 2016 द्वारा झारखण्ड/ वनांचल अलग राज्य के 
गठन हेतु चलाये गये आन्दोलन के विभिन्न श्रेणी के आन्दोलनकारियों तथा जय जयप्रकाश 
आन्दोलन के आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु एक त्रिसदस्यीय आयोग का पुनर्गठन किया 
गया है । 

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 में वर्णित उपक्रमांक (i) (ii ) एवं (iii) के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना संख्या-4417 , दिनांक 10 अगस्त , 2016 द्वारा राज्य सरकार द्वारा सम्यक् 
विचारोपरान्त आयोग को निम्नरूपेण पुनर्गठित किया गया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 12 अप्रैल , 2018 


अध्यक्ष 


श्री विक्रमादित्य प्रसाद, 
सेवानिवृत्त मा . न्यायाधीश , 
झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची | 


. 


सदस्य 


सदस्य 


श्री सुनील फकीरा कच्छप , 
पिता- स्व . शनिचरवा कच्छप , 
बड़ा घाघरा, पो .-हिन, थाना- डोरण्डा, राँची | 
डा . देवशरण भगत , 
पिता- स्व . लोहरा उराँव , 
बी .-2/ 15, आर. वी . सी ., कैम्पस, कांके , राँची 


( ग) उक्त अधिसूचना द्वारा आयोग का कार्यकाल एक वर्ष निर्धारित किया गया है तथा 
इसकी अवधि आवश्यकतानुसार छः - छः माह के लिए अधिकतम दो बार विस्तारित करने का प्रावधान 
किया गया है । तदनुसार आयोग अधिसूचना निर्गत की तिथि से दिनांक 9 अगस्त , 2017 से दिनांक 
9 फरवरी, 2018 तक क्रियाशील था । 


3. आयोग कार्यालय से प्राप्त अनुरोध एवं आन्दोलनकारियों के चिन्हितीकरण हेतु लंबित 
मामले के निस्तार निमित्त कार्यहित में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय 
के आलोक में आयोग का कार्यकाल विभागीय अधिसूचना संख्या- 4990, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 
द्वारा दिनांक 10 अगस्त , 2017 से अगले छः माह यथा दिनांक 9 फरवरी , 2018 तक के लिए 
विस्तारित किया गया था । आयोग के द्वय सदस्य से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आंदोलनकारियों के 
चिन्हितीकरण संबंधी लंबित मामले के निस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये 
गये निर्णय के आलोक में आयोग का कार्यकाल दिनांक 10 फरवरी , 2018 से अगले छः माह यथा 
दिनांक 9 अगस्त , 2018 तक विस्तारित की जाती है । 


4. यह अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2018 से अगले छः माह यथा दिनांक 
9 अगस्त , 2018 तक प्रभावी रहेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


भगवान दास , 
सरकार के विशेष सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 428 -- 50 


